. 


.PIU 

... 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार दवारा प्रकाशित 


21 अग्रहायण , 1940 ( श० ) 


संख्या - 34 


राँची, बुधवार , 


12 दिसम्बर , 2018 ( ई० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति, छुट्टी 514-529 भाग -4 - झारखण्ड अधिनियम 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 

भाग- 5 - झारखण्ड विधान - सभा में परःअस्थापित 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 

विधेयक , उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 
आदेश | 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन , आई.ए., आई. एस - सी ., बी. ए, 

प्रतिवेदन और उक्त विधान- मंडल में पुरःस्थापन के 
बी. एस. सी ., एम .ए., एम.ए. सी ., लॉ भाग1 और 

पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
2, एम . बी . बी . एस ., बी . सी . ई.,डिप० -इन - एड ., 

भाग-7 -संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 

एम. एस . और की अनुमति मिल चुकी है । 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 

भाग-8 - भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग -2- झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 

भाग -9 - विज्ञापन 
निकले गये विनियम , आदेश, अधिसूचनाएँ 

भाग- 9- क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
एवं नियम आदि । 

भाग- 9- ख - निविदा सूचनाएँ , परिवहन सूचनाएँ , 
भाग 3 - भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
उच्च न्यायालय के आदेश, अ चनाएं और नियम 

इत्यादि । 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 

पूरक -- 
पूरक “ अ ” ... 


515 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 12 दिसम्बर , 2018 


भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन, बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
20 नवम्बर , 2018 ई० । 


संख्या -12/एम02-140/ 2012 ( खण्ड)-6272 -- विभागीय अधिसूचना संख्या- 5010 , दिनांक 
5 सितम्बर , 2018 के क्रम संख्या- 04 में अंकित पदाधिकारी श्री मनीष रमण , उप- समादेष्टा , 
सी०आर०पी०एफ०, सम्प्रति अपर पुलिस अधीक्षक ( अभियान), पश्चिमी सिंहभूम , चाईबासा की पैतृक 
संगठन में सेवा वापसी रद्द करते हुए झारखण्ड राज्य में इनकी प्रतिनियुक्ति अवधि 01 ( एक ) वर्ष 
दिनांक 30 जुलाई , 2018 से 29 जुलाई , 2018 तक विस्तारित की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 12 दिसम्बर , 2018 


516 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


. . . . . . 


अधिसूचना 
20 नवम्बर , 2018 ई० । 


संख्या-13/पी० -8003/ 2013- 6276/ सी० ,-- श्री पंकज कम्बोज , भा०प०से०, ( 2005), प्रभारी पुलिस 
उप- महानिरीक्षक , उ॰छो० क्षेत्र , हजारीबाग अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभारी पुलिस 
उप - महानिरीक्षक , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो , झारखण्ड, राँची के पद के प्रभार में भी रहेंगे। 


संख्या-13/ पी० -8003 /2013- 6277 / सी०,-- श्री क्रांति कुमार गदिदेसी, भा०पु०से० , ( 2006 ), पुलिस 
अधीक्षक , पश्चिमी सिंहभूम , चाईबासा को स्थानान्तरित करते हए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक , 
विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या-13/ पी० -8003/ 2013- 6278/ सी०,-- श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा , भा०पु०से०, ( 2006 ), पुलिस 
अधीक्षक , विशेष शाखा (मुख्यमंत्री सुरक्षा), झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश 
तक पुलिस अधीक्षक , जामताडा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या-13/पी०-8003/ 2013- 6279/ सी० ,-- श्री संजय रंजन सिंह, भा०पु०से०, (2009), पुलिस 
अधीक्षक , यातायात, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक समादेष्टा , झा0स0पु0- 02 , 
टाटीसिल्वे, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-13/ पी० -8003/ 2013- 6280 / सी० ,-- श्री चोथे मनोज रतन , भा०पु०से०, ( 2010 ), वरीय 
पुलिस अधीक्षक , धनबाद को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक , अपराध 
अनुसंधान विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


___ संख्या -13/पी०- 8003/2013- 6281/ सी०,-- श्री वाई०एस० रमेश , भा०प०से० , (2010), पुलिस 
अधीक्षक , अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक 
पुलिस अधीक्षक , दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-13/ पी०- 8003/ 2013- 6282/ सी०,-- श्री आलोक , भा०पु०से० , ( 2010), पुलिस अधीक्षक, 
विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक , खूटी के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


517 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 12 दिसम्बर , 2018 


संख्या-13/पी० -8003/ 2013- 6283/ सी० ,-- श्री अश्विनी कुमार सिन्हा , भा०पु०से० , ( 2010), 
पुलिस अधीक्षक , छूटी को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, गुमला के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-13/ पी० -8003/ 2013- 6284/ सी० ,-- श्री चन्दन कुमार झा , भा०पु०से० ( 2011), माननीय 
राज्यपाल के परिसहाय ( पुलिस ), झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस 
अधीक्षक , पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-13/पी० -8003/ 2013- 6285/ सी० ,-- श्रीमती जया राय , भा०प०से० , ( 2011), पुलिस 
अधीक्षक , जामताड़ा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, अपराध अनुसंधान 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


___ संख्या-13/ पी०- 8003 /2013- 6286/ सी० ,-- श्री किशोर कौशल , भा०पु०से०, (2012), पुलिस 
अधीक्षक , दुमका को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक वरीय पुलिस अधीक्षक, धनबाद के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या- 13/पी०-8003 / 2013- 6287/ सी०,-- श्री अंजनी कुमार झा , भा०पु०से० ( 2012 ), पुलिस 
अधीक्षक , झारखण्ड जगुआर (एस०टी०एफ०), राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस 
अधीक्षक , विशेष शाखा (मुख्यमंत्री सुरक्षा), झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 13/ पी० -8003/2013- 6288/ सी० ,-- श्री अंशुमन कुमार , भा॰पु०से०, (2013 ), पुलिस 
अधीक्षक , गुमला को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक माननीय राज्यपाल के परिसहाय 
( पुलिस ), झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या- 13 /पी०- 8003/ 2013- 6289/ सी० ,-- श्री अमन कुमार, भा०पु०से०, ( 2014), पुलिस 
अधीक्षक , नगर , राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक , ग्रामीण, धनबाद 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-13 /पी० -8003/ 2013- 6290/ सी०,-- सुश्री सुजाता कुमारी वीणापानी , भा०पु०से०, ( 2014), 
समादेष्टा, झा०स०पु० -05 , देवघर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक , नगर , 
राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


518 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 12 दिसम्बर , 2018 
संख्या-13/ पी० -8003/ 2013- 6291/ सी० ,-- श्री आशुतोष शेखर , भा०पु०से० , ( 2014), पुलिस 
अधीक्षक, ग्रामीण , धनबाद ( अतिरिक्त प्रभार- पुलिस अधीक्षक , रेल, धनबाद) को स्थानान्तरित करते हुए 
अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-13/ पी० -8003 /2013- 6292/ सी०,-- श्री अजीत पीटर डुंगडुंग , भा०पु०से०, पुलिस अधीक्षक , 
ग्रामीण, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, यातायात राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


519 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 12 दिसम्बर, 2018 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


- - - - - - - - - 


अधिसूचना 
22 नवम्बर, 2018 ई.। 


संख्या-12/ पी०5 - 1047 /2014( खण्ड)- 6371-- पुलिस निरीक्षक/ परिचारी प्रवर कोटि से पुलिस 
उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्ति हेतु अध्यक्ष, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची 
की अध्यक्षता में दिनांक 6 नवम्बर, 2018 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में की गई 
अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित पुलिस निरीक्षक / परिचारी प्रवर कोटि के पदाधिकारियों को राज्य 
पुलिस सेवा के मूल कोटि के पद ( पुलिस उपाधीक्षक ) पर पुनरीक्षित वेतन Level- 09 ( अपुनरीक्षित 
वेतनमान् PB-II- 9300 - 34800, ग्रेड वेतन रू० 5400 /-) में अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रोन्नति 
द्वारा नियुक्त किया जाता है : 


क्र . सं . 


पुलिस निरीक्षक/ परिचारी प्रवर का नाम 


जन्म तिथि 


कोटि 


श्री रामाकान्त राम 


20 .01. 1959 


अनु जाति 


2 


श्री राम प्रसाद 


05.07. 1959 


अनुजाति 


3 


श्री करूणानंद राम 


03. 01. 1962 


अनु जाति 


श्री शमशाद आलम शमसी 


15. 04. 1970 


अनारक्षित 


| श्री मनीशचन्द लाल 


02. 07. 1972 


अनु जाति 


6 


श्री केदार नाथ राम 


20 . 01. 1964 


अनु॰जाति 


21. 03 .1960 


अनारक्षित 


7 
8 


श्री अनिल कुमार सिन्हा 
श्री राजीव कुमार 


19. 11. 1959 


अनारक्षित 


9 


श्री परमेश्वर प्रसाद 


21. 01. 1966 


अनारक्षित 


10 


श्री अनिल कुमार 


08. 10 . 1959 


अनारक्षित 


520 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 12 दिसम्बर , 2018 
श्री नागेश्वर प्रसाद सिंह 

31. 12.1959 


11 


अनारक्षित 


12 


श्री मदन मोहन प्रसाद सिन्हा 


07.12. 1959 


अनारक्षित 


13 


श्री गदाधर चौबे 


01 .01 .1960 


अनारक्षित 


14 श्री अरविन्द उपाध्याय 


15. 08.1961 


अनारक्षित 


02. 09. 1961 


अनारक्षित 


15 
16 


मो० नेहालुद्दीन 
श्री नवीन चन्द्र दास 


04. 10 . 1963 


अनु जाति 


17 


श्री महेश्वरी प्रसाद 


03. 11. 1959 


अनारक्षित 


18 


श्री अशोक कुमार सिंह-02 


03. 08. 1960 


अनारक्षित 


19 


मो० आमीष हुसैन 


15. 08 .1960 


अनारक्षित 


20 


श्री राकेश रंजन 


30 . 12. 1959 


अनारक्षित 


21 


श्री देवेन्द्र प्रसाद 


15 .12.1958 


अनारक्षित 


22 


श्री भगवान दास 


03.01.1961 


अनारक्षित 


| श्री अखिलेश कुमार सिंह 


22.01. 1959 


अनारक्षित 


24 


श्री हरिशचन्द्र सिंह 


26 .05.1960 


अनारक्षित 


25 


श्री वेदानन्द झा 


11 .06.1959 


अनारक्षित 


26 | श्री अरूण कुमार राय 


03. 09 . 1959 


अनारक्षित 


27 


श्री अवध बिहारी सिंह 


05 . 01 . 1959 


अनारक्षित 


28 


श्री जय प्रकाश नाग 


11. 11 . 1966 


अनु जनजाति 


29 


श्री जितेन्द्र कुमार सिंह 


06. 10 . 1969 


अनारक्षित 


15 .08. 1969 


अनारक्षित 


30 
31 


श्री संजीव कुमार मिश्रा 
श्री संजय कुमार सिंह 


10 .02. 1969 


अनारक्षित 


521 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 12 दिसम्बर, 2018 


32 


श्री जय प्रकाश नारायण चौधरी 


17.12. 1970 


अनारक्षित 


33 


श्री रामचन्द्र राम 


08 .03. 1959 


अनु जाति 


34 | श्रीमती हेलेन सोय 


01. 10 . 1973 


अनुजनजाति 


35 | श्री रामपूजन सिंह 


20. 03. 1961 


अनारक्षित 


36 


श्री शंकर प्रसाद झा 


31. 01 . 1959 


अनारक्षित 


37 


श्री अनिल कुमार 


23 .01. 1961 


अनारक्षित 


38 


श्री धनंजय सिंह 


02.08. 1959 


अनारक्षित 


39 


श्री प्रदीप कुमार सिंह 


15 .02. 1959 


अनारक्षित 


40 


श्री उपेन्द्र नाथ राय 


24.01. 1959 


अनारक्षित 


41 


श्री ब्रजकिशोर कुमार 


30 .12. 1958 


अनारक्षित 


42 


श्री शमीम अहमद खां 


06.01 . 1959 


अनारक्षित 


43 | श्री राजीव रंजन कुमार-02 


20 .01. 1960 


अनारक्षित 


44 मो० कासिम 


03 .05 . 1960 


अनारक्षित 


16 .06. 1959 


अनारक्षित 


45 | श्री इन्दु भूषण ओझा 
46 श्री बिरेन्द्र कुमार सिंह 
47 श्री अशोक कुमार 


13. 02. 1959 


अनारक्षित 


28 . 12.1958 


अनारक्षित 


48 


श्री अशोक कुमार डालमियां 


25.01. 1959 


अनारक्षित 


49 


श्री विजय सिंह 


02. 01 . 1959 


अनारक्षित 


50 मो० कलीमुज्जमा अन्सारी 


16 .06.1961 


अनारक्षित 


51 


श्री अरविन्द कुमार सिंह 


03.03. 1960 


अनारक्षित 


522 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 12 दिसम्बर , 2018 
श्री जय कृष्ण 

29. 08. 1959 


52 


अनारक्षित 


53 


श्री सरोज कुमार श्रीवास्तव 


02 .09. 1959 


अनारक्षित 


54 


श्री शिवाजी प्रसाद सिंह 


30. 11.1960 


अनारक्षित 


17 . 06. 1960 


अनारक्षित 


02.01.1959 


अनारक्षित 


55 
56 
57 
58 


श्री परशुराम प्रसाद 
श्री प्रेम रंजन शर्मा 
श्री विनय कुमार सिंह 
श्री राम प्रवेश प्रसाद 


12. 06. 1961 


अनारक्षित 


15 . 09 .1959 


अनारक्षित 


59 


श्री विश्वनाथ राय 


22.01.1959 


अनारक्षित 


60 


श्री नन्द किशोर प्रसाद सिंह 


08. 01 . 1960 


अनारक्षित 


61 


श्री विष्णु प्रसाद चैधरी 


25. 08 . 1960 


अनारक्षित 


62 


श्री रतिभान सिंह 


05.05. 1966 


अनारक्षित 


63 | श्री बिरेन्द्र कुमार राम 


21.01. 1971 


अनु जाति 


64 


मो० परवेज आलम 


03. 12. 1969 


अनारक्षित 


65 | श्री दीपनारायण रजक 


25 . 11.1963 


अनु॰जाति 


66 


श्री जोखू राम 


28.02. 1962 


अनु॰जाति 


67 | श्री दीप नारायण 


18 . 12 . 1959 


अनु जाति 


68 


श्री लखन राम 


30 . 05. 1962 


अनुजाति 


69 


श्री मदन पासवान 


02. 03. 1962 


अनु जाति 


13. 09 . 1969 


अनु जनजाति 


70 श्री जितेन्द्र कुमार 
71 श्रीमती सुमन गिनी नाग 
72 श्री अरूण कुमार तिर्की 


30 . 01. 1968 


अनुजनजाति 


23. 12. 1970 


अनु जनजाति 


523 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 12 दिसम्बर, 2018 


73 


श्री दाउद किन्डो 


21. 10 . 1962 


अनु जनजाति 


74 | श्री राजेश कुजूर 


08. 10. 1963 


अनु जनजाति 


श्री डेविड ए० ढोडराय 


25 . 09 .1968 


अनुजनजाति 


76 श्रीमती तारामणी बाखला 


26. 11 . 1969 


अनुजनजाति 


77 


श्री पतरस बिरूआ 


20 .12. 1967 


अनु जनजाति 


78 


श्री राकेश नन्दन मिंज 


01.12. 1966 


अनु जनजाति 


07. 12.1960 


अनु जनजाति 


79 | श्री सहदेव कुजूर 
80 | श्री इकुट डुंगडुग 


26. 12. 1969 


अनुजनजाति 


81 


श्री नोवेल कुजूर 


02.12. 1968 


अनु जनजाति 


82 


श्री रामेश्वर उराँव 


05. 01 . 1961 


अनु जनजाति 


83 


| श्री अरूण खलखो 


15 .09. 1967 


अनु जनजाति 


30 . 03. 1968 


अनु जनजाति 


84 
85 


श्री हिमांशु चन्द्र मांझी 
श्री बैद्यनाथ होरो 


25. 04. 1968 


अनुजनजाति 


86 


श्री तालो सोरेन 


12. 07. 1968 


अनु जनजाति 


87 


श्री रेमेजियुस टोप्पो 


18 . 10. 1967 


अनु जनजाति 


88 


श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह 


14.04. 1970 


अनु जनजाति 


89 श्रीमती निरा प्रभा टोप्पो 


16.03. 1969 


अनु जनजाति 


90 | श्री दिनेश मुर्मू 


07. 02. 1962 


अनुजनजाति 


91 


श्री दिल्लू लोहार 


10 .01. 1971 


अनु जनजाति 


92 


श्री परम प्यारे लाल खलखो 


05 .03. 1964 


अनु॰जनजाति 


524 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 12 दिसम्बर , 2018 
श्री प्रफुल्लित कुजूर 

23. 11. 1960 


93 


अनु जनजाति 


94 


श्री सिप्रियन बागे 


01.01.1966 


अनु जनजाति 


95 


श्री शशिकान्त सुधांशु कुजूर 


22.12. 1965 


अनु जनजाति 


96 | श्री बिरेन्द्र बाड़ा 


08.03. 1966 


अनु जनजाति 


97 


श्री संचमान तामंग 


08. 01. 1965 


अनारक्षित 


04. 08. 1961 


अनारक्षित 


98 श्री अनुज कुमार 
99 | श्री अनिल कुमार चौधरी 


08 .02. 1960 


अनारक्षित 


100 श्री चेतनानन्द सिन्हा 


02.03. 1961 


अनारक्षित 


101 


श्री बिजय शंकर 


03. 12. 1963 


अनारक्षित 


102 | श्री चैधरी प्रकाश नारायण 


22. 11. 1962 


अनारक्षित 


103 


श्री जय प्रकाश सिंह 


22. 11. 1960 


अनारक्षित 


104 


श्री आनन्द मोहन सिंह 


25.07.1963 


अनारक्षित 


105 | श्री अखिलेश्वर चौबे 


15.01. 1959 


अनारक्षित 


05.03. 1965 


अनारक्षित 


106 श्री अंजनी कुमार तिवारी 
107 श्री मिथिलेश कुमार सिन्हा 
108 श्री कामेश्वर कुमार सिंह 


08.09 . 1959 


अनारक्षित 


10 .01.1961 


अनारक्षित 


109 श्री अमोद नारायण सिंह 


23.01.1964 


अनारक्षित 


110 | श्री अशोक कुमार गिरी 


01.01. 1963 


अनारक्षित 


20 . 10 . 1963 


अनारक्षित 


111 | श्री संजय कुमार 
112 श्री रविशंकर सिंह 


15 . 10. 1962 


अनारक्षित 


113 | श्री अरविन्द कुमार 


07. 04. 1963 


अनारक्षित 


525 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 12 दिसम्बर , 2018 


| 114 | श्री कमल किशोर 


01.07. 1963 


अनारक्षित 


115 श्री धनंजय कुमार श्रीवास्तव 


05.01. 1960 


अनारक्षित 


116 | श्री राजीव रंजन प्रसाद 


10 . 06.1960 


अनारक्षित 


117 श्री जितेन्द्र दूबे 


15 .06. 1961 


अनारक्षित 


118 श्री संजीव कुमार सिंह 


01. 06 . 1962 


अनारक्षित 


119 


श्री तेतरू उराँव 


05. 12. 1968 


अनु जनजाति 


02. 01. 1969 


अनु जनजाति 


120 
121 


श्री अजित कुमार कुजूर 
श्री अलविनुस बाड़ा 


09.11. 1964 


अनु जनजाति 


2. उक्त प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्ति का आर्थिक लाभ पुलिस उपाधीक्षक के पद पर 
योगदान की तिथि से देय होगा । 


3. यह अधिसूचना माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर याचिका डब्ल्यू०पी०(एस०) 
सख्या- 3792/ 2016 के आदेश से प्रभावित होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार, 12 दिसम्बर , 2018 


526 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
4 दिसम्बर , 2018 


संख्या-4/नि० स०- 12- 46/2016- 2839 ( HRMS )-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के 
पदाधिकारी श्री संजय कुमार प्रसाद ( तृतीय बैच , गृह जिला- चतरा GPF No JHK/JAS- 168 ) की सेवा 
उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरुपेण संपुष्ट की जाती है: 


Employee Name 

G . P. F. No. 


Current 
Department 


Current Office 
Current Designation 


Joining 
Date in 
Service 


Date Service 
| Confirmation 


No . 


25 / 08 / 2010 - 


11/07/ 2018 


SANJAY KUMAR 
PRASAD 
(JHK /JAS/168) 


Settlement Office Ranchi, 
RANCHI 
Assistant Settlement Officer 


REVENUE, 
REGISTRATION 
AND LAND 
REFORMS 
DEPARTMENT 
( REVENUE) 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच०के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव 
जीपीएफ संख्या: PTS/ FD1139 


527 


झारखण्ड गजट ( साधारण ), बुधवार , 12 दिसम्बर , 2018 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
4 दिसम्बर , 2018 


संख्या-4/नि० स०- 12- 280 / 2014- 2840 ( HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के 
पदाधिकारी श्रीमती राजश्री ललिता बखला ( चतुर्थ सीमित बैच, गृह जिला- राँची) की सेवा उनके नाम के 
सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरुपेण संपुष्ट की जाती है: 


Employee Name 


Current Office 


SI. I 
No. 


Current 
Department 


Joining Date 
in Service 


Date of Service 
Confirmation 


G . P. F No. 


Current Designation 


DC OFFICE 


19/ 08/ 2013 


21/ 07/ 2016 


RAJSHREE LALIT 
BAKHLA 


KUDU BLOCK 
LOHARDAGA 


LOHARDAGA 


(JHK/JAS / 195 ) 


Block Development 
Office 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच०के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव 
जीपीएफ संख्या: PTS/ FD / 1139 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार, 12 दिसम्बर, 2018 


528 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 

- - - -- - -- - - - 

अधिसूचना 
28 नवम्बर , 2018 ई. । 


संख्या - 12/ एल 01- 1003/ 2014 - 6430 -- श्री महेन्द्र सिंह मुण्डा, पुलिस उपाधीक्षक , अपराध 
अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची को स्वास्थ्यगत चिकित्सा के कारण दिनांक 9 दिसम्बर , 2013 से 
21 जनवरी , 2014 तक 44 ( चैवालीस ) दिनों का सेवा संहिता के नियम - 227 , 230 एवं 248 के तहत 
उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


उक्त अवधि में श्री मुण्डा कोटि वेतन प्राप्त करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव। 


529 


झारखण्ड गजट ( साधारण), बुधवार , 12 दिसम्बर , 2018 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


- - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
28 नवम्बर , 2018 ई .। 


संख्या -12/ एल 01 - 1004/ 2015 - 6431-- श्री जयदीप लकड़ा , तत्कालीन परीक्ष्यमान पुलिस 
उपाधीक्षक , धनबाद सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक , ( मुख्यालय ), जामताड़ा का दिनांक 27 नवम्बर , 2014 से 
7 सितम्बर , 2015 तक के अवकाश अवधि को निम्न प्रकार से घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है: 


| दि .- 27 . 11. 2014 से 24. 12. 2014 तक 


सेवा संहिता के नियम - 227 , 230 एवं 248 के तहत 
उपार्जित अवकाश । 
उक्त अवधि में कोटि वेतन प्राप्त करेंगे। 


कुल- 28 दिन । 


2 


दि .- 25 . 12. 2014 से 03. 01. 2015 तक 


सेवा संहिता के नियम -234 के तहत रूपांतरित अवकाश । 


कुल -10 दिन । 


उक्त अवधि में कोटि वेतन प्राप्त करेंगे । 


दि .- 04. 01 . 2015 से 07.09.2015 तक 


सेवा संहिता के नियम - 243 के टिप्पणी- 3 के तहत विशेष 


अवकाश। 


कुल- 247 दिन । 


उक्त अवधि में अर्द्ध औसत वेतन प्राप्त करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


शैलेश कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 34 -- 50 | 


